निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 अग्रहायण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 998 ) पटना , वृहस्पतिवार , 22 नवम्बर 2018 

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 

24 अक्तूबर 2018 
सं० वन अरा०स्था0 - 14 / 2012 - 2984 / प०व० - पर्यावरण एवं वन विभाग , बिहार सरकार की अधिसूचना 
संख्या - 3060, दिनांक 27 . 08 . 2013 द्वारा अधिसूचित बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 ( समय - समय पर यथा 
संशोधित) की कंडिका - 6 ( क ) (1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए वनपाल संवर्ग में नियुक्ति के लिए लिखित 
प्रतियोगिता परीक्षा में पाठ्यक्रम एवं स्वरूप (हिन्दी तथा अंग्रेजी में ) संलग्न परिशिष्ट - 1 द्वारा निर्धारित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रत्नेश झा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 998- 571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic . in 


